HARYANA GOVT . GAZ . , OCT . 13 , 2020 ( ASVN. 21 , 1942 SAKA) 


189 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 9 अक्तूबर , 2020 
संख्या का आ ० 50 / के ० अ ० 2 / 1974 / धा ० 2/2020 – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2 ) , की 
धारा 2 के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 140 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2015 , दिनांक 4 अगस्त , 2015 , हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का. आ . 141 / के. अ . 2 / 1974 / धा . 2/2015 , दिनांक 4 अगस्त , 2015 , हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 142 / के . अ . 2 / 1974 / धा. 2/2015 , दिनांक 4 अगस्त , 2015 , हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का. आ . 59 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2017 , दिनांक 8 अगस्त, 2017 , हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का. आ . 60 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2017 , दिनांक 8 अगस्त , 2017 , हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग , अधिसूचना संख्या का . आ . 61 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2017 , दिनांक 8 अगस्त , 2017 , हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग , अधिसूचना संख्या का . आ . 18 / के . अ . 2 / 1974 / धा . 2/2018 , दिनांक 22 मार्च, 2018 , हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का. आ . 57 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2018 , दिनांक 24 अगस्त, 2018 तथा हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 43 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2019 , दिनांक 28 जून , 2019 में निम्नलिखित संशोधन 
करते हैं, अर्थात् : 

संशोधन 
हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 140 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2015 , दिनांक 4 अगस्त, 2015 , 
हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 141 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2015 , दिनांक 4 अगस्त, 2015 , 
हरियाणा सरकार , गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 142 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2015 , दिनांक 4 अगस्त, 2015 , 
हरियाणा सरकार , गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 59 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2017 , दिनांक 8 अगस्त, 2017 , 
हरियाणा सरकार, गृह विभाग , अधिसूचना संख्या का . आ . 60 / के . अ . 2 / 1974 / धा. 2/2017 , दिनांक 8 अगस्त, 2017 , 
हरियाणा सरकार , गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 61 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2017 , दिनांक 8 अगस्त, 2017 , 
हरियाणा सरकार , गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का . आ . 18 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2018 , दिनांक 22 मार्च, 2018, 
हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का. आ . 57 / के . अ . 2 / 1974 / धा. 2/2018 , दिनांक 24 अगस्त, 2018 तथा 
हरियाणा सरकार, गृह विभाग , अधिसूचना संख्या का . आ . 43 / के. अ . 2 / 1974 / धा. 2/2019 , दिनांक 28 जून, 2019 में , 
(i) क्रम संख्या 1 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टयों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने 

प्रविष्टयाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् 
" 1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45 ) की धारा 294 , 304 - ख , 313 , 314 , 315, 
316 , 318 , 354, 354 - क , 354 - ख , 354 - ग , 354 - घ , 366 , 366 - क , 366 - ख , 376 , 376 - क , 376 - ख , 376 - ग , 

376 - घ , 376 - घक , 376 - घख, 376 - ड , 497 , 498 , 498 - क, 509 , 510 ; तथा 
(ii) क्रम संख्या 3 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टयों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने 

प्रविष्टयाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् 
" 3. 

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ( 2007 का केन्द्रीय अधिनियम 6 ) , यदि इस अधिनियम के अधीन 
किसी बालिका के विरूध कोई अपराध किया गया है ।। 


: 


: 


विजय वर्धन, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 


गृह विभाग । 


190 


HARYANA GOVT . GAZ . , OCT . 13 , 2020 ( ASVN . 21 , 1942 SAKA ) 


( Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


HOME DEPARTMENT 


Notification 


The 9th October, 2020 


No. S.O. 50 /C.A . 2 / 1974 / S.2 / 2020.— In exercise of the powers conferred by clause ( s ) section 2 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( Central Act 2 of 1974 ), the Governor of Haryana hereby makes the following 
amendment in Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 140 /C.A.2 / 1974 /S.2 / 2015 , dated 
the 4th August , 2015 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 141 /C.A . 2 /1974 /S.2 /2015 , 
dated the 4th August, 2015 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 142 /C.A . 2 / 1974 / 
S.2/2015 , dated the 4th August , 2015 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 59/ C.A. 2/ 
1974/ S.2/2017 , dated the 8th August, 2017 , Haryana Government, Home Department, notification 
No. S.O 60/C.A . 2 /1974 /S.2 /2017 , dated the 8th August , 2017 , Haryana Government, Home Department, notification 
No. S.O. 61 / C.A . 2 / 1974 / S.2 / 2017 , dated the 8th August, 2017 , Haryana Government, Home Department, 
notification No. S.O. 18 / C.A . 2 / 1974 / S.2 / 2018 , dated the 22nd March , 2018 , Haryana Government, Home 
Department, notification No. S.O. 57 / C.A.2 / 1974 /S.2 / 2018 , dated the 24th August, 2018 and Haryana Government, 
Home Department, notification No. S.O. 43 /C.A.2 / 1974 /S.2 /2019 , dated the 28th June , 2019 , namely : 


AMENDMENT 
In Haryana Government , Home Department, notification No. S.O 140 / C.A . 2 / 1974 /S.2 /2015 , dated 
the 4th August , 2015 , Haryana Government , Home Department, notification No. S.O. 141 / C.A . 2 /1974 / S.2 / 2015 , 
dated the 4th August, 2015 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 142 / C.A.2 / 1974 / S.2 / 
2015 , dated the 4th August , 2015 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 59 / C.A . 2 / 1974 / 
S.2 /2017 , dated the 8th August, 2017 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 60 / C.A.2 / 
1974 /S.2 /2017, dated the 8th August, 2017 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 61/C.A . 2 / 
1974/ S.2/2017 , dated the 8th August , 2017 , Haryana Government, Home Department, notification No. S.O. 18 / 
C.A.2 /1974 / S.2 /2018 , dated the 22nd March , 2018 , Haryana Government, Home Department, notification 
No. S.O. 57 / C.A.2 / 1974 /S.2 /2018 , dated the 24th August, 2018 and Haryana Government, Home Department, 
notification No. S.O.43 /C.A.2/ 1974/ S.2/2019 , dated the 28th June , 2019 : 

For serial number 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall 
be substituted , namely : 
“ 1. Section 294 , 304B , 313 , 314 , 315 , 316 , 318 , 354 , 354A , 354B , 354C , 354D , 366 , 366A , 366B , 
376 , 376A , 376AB , 376B , 376C , 376D , 376DA , 376DB , 376E , 497 , 498 , 498A , 509 , 510 of the Indian 

Penal Code , 1860 ( Central Act 45 of 1860 ) ; and 
( ii ) for serial number 3 and entries thereagainst , the following serial number and entries thereagainst shall 
be substituted , namely : 

The Prohibition of Child Marriage Act , 2006 ( Central Act 6 of 2007 ) , if any offence under the 
Act is committed against a female child . ” . 


563 . 


VIJAI VARDHAN , 
Additional Chief Secretary to Government , Haryana , 

Home Department. 


8919 — C.S. - H.G.P ., Pkl . 


